रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अक्तूबर , 1 2018 / आश्विन 9 , 1940 
NEW DELHI, MONDAY , OCTOBER , 1 2018 /ASVINA 9 , 1940 


सं . 3856 ] 
No . 3856] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 सितम्बर , 2018 


का . आ . 5035 ( अ) - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3004 ( अ) तारिख 19 जून 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में रा. रा. संख्या 200 (नया 
130) के कि . मी . 48.580 से कि . मी .126. 525 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने | चार लेन का बनाने, आदि), 
अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 29 .06. 2018 को 
"नवभारत " और " द टाइम्स ऑफ़ इंडिया " में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


5724 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii )] 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए : 

और अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में रा. रा. संख्या 200 (नया 130 ) के कि . मी . 48 .580 से कि . मी. 126 .525 
( रायपुर- बिलासपुर खण्ड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण । 


राज्य का नाम : छत्तीसगढ़ 


जिले का नाम : बिलासपुर 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 
संख्या 


भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल | 

( हेक्टर में ) 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम: बिलासपुर 


गांव का नाम : ढेका 


2161 


निजी 


निजी 


पडत 


पडत 


0028 


0 .028 


दीनदयाल पिता गेंदराम 
(२१६/ १ ) 


गांव का नाम : धूमा 


2 


||343 


1343 


| निजी 


निजी 


पडत000 


पडत 


0. 06 


प्रदीप पिता सालिक 
( ३४३ ) 


| 3 


|| 337/1, 2 


निजी 


पडत 


0 . 101 


|| चैतराम पि० कोदूराम 
( ३३७/ १ - २) 


4 ||417 


निजी 


पडत 


0 . 036 


आजुराम पिता रूपराम संतोष पिता 
जगदीश प्रसाद 
(४१७) 


511 


निजी 


पडत 


0 . 016 


होरीलाल पिता बिहारीलाल द्वारिका 
प्रसाद पिता बिहारीलाल 
( ५११ / १ ५११/ २ ५११/ ३ ) 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


तालुक का नाम: बिल्हा 


गांव का नाम : शिल्पाहारी 


4374/1, 

5 


374/ 1 , 5 


निजी 


जरीना पति मोहम्मद सिद्दीकी 
( ३७४/ १ ) 


निजी 


पडत 


पडत 


0.03 


213747,5 निजी 


374 / 1, 5 


निजी 


पडत 


पडत 


0 . 045 


0045 


|| जरीना पति मोहम्मद सिद्दीकी 
|(३७४/५ ) 


गांव का नाम: हरदी कला 


|| 3 


11542 


| 1542 


निजी 


निजी 


पडत 


पडत 


0.154 


0 . 154 


संतोष कुमार पिता सुमुक लाल बहुरा 
बाई पिता सुमुक लाल 
(१५४२) 


|| 1866/ 1 


निजी 


पडत 


0 .024 


धनवार तनगुराम रतनराम पिता 
झाडूराम कदमबाई हीराबाई फूलबाई 
पिता झाडूराम 
( १८६६/ १ ) 


5 


||1515 


निजी 


पडत 


0. 129 


मालिकराम भागवत पिता जमादार 
(१५१५/ १ ) 


6 


||1564 


निजी 


पडत 


0. 051 


| शंकरलाल पिता बद्रीप्रसाद 
(१५६४/ २ ) 


7 


||1549 


निजी 


पडत 


|| 0. 093 


सतीश कुमार शरदकुमार पिता हरिराम 
( १५४९) 


8 


| 


1063 


निजी 


पडत 


0 . 061 


0. 061 


छोटेलाल पिता खोलबहरा 
|(१०६३/२ ) 


1525 


निजी 


पडत 


10. 04 


कदमबाई पिता लखन 
(१५२५ ) 


गांव का नाम: हिरी 


10 || 130/ 5, 131/3 | निजी 


परिवर्तित 


0 . 026 


|| रघुबीर सिंह पिता महेत्तर सिंह 
( १३०/ ५ १३१/ ३ ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii) ] 


गांव का नाम: मुढ़ीपार 


307/3 


निजी 


पडत 


0 . 14 


गोविन्द अग्रवाल पि० मन्नालाल 
( ३०७/ ३ ) 


गांव का नाम: सेवर 


12 ||38/ 4 


| निजी 


पडत 


110 . 04 


0.04 


भरतलाल पिता अर्जुन प्रसाद 
( ३८/ ४ ) 


13 || 38/ 18 


| निजी 


पडत 


0.049 


मोहन घनश्याम गोवर्धन पिता बूटन 
( ३८/ १८ ) 


38 / 22 


|| निजी 


पडत 


10 36 


भरतलाल पिता अर्जुन प्रसाद 
( ३८/22) 


कुल 


1.4830 


[ फा . न . NHAI/ LA/11013 /01 / Notif - C . G./ Raipur /3D3 ] 


राजेश गुप्ता, अवर सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2018 
S .O . 5035 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways number S .O . 3004 (E ), dated 19 June 2018 published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (ii) issued under sub -section ( 1 ) of section 3A of the National 

Highway Act , 1956 ( 48 of 1956) ( hereinafter referred to as the said Act), the Central Government 
declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 
building (widening/ four-laning, etc .), maintenance, management and operation of NH 200 (New 130 ) on the 
stretch of land from Km 48 .580 to Km 126 .525 in the District of Bilaspur in the state of Chhattisgarh 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Navbharat” and “ The 
Times of India ” dated 29 .06 .2018 ; under sub -section ( 3) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by 
the competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further , in pursuance of sub -section ( 2) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


[ 911 II - 


US 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH 200 (New 130 ) 
in the stretch of land from land from Km 48 .580 to Km 126 .525 (Raipur-Bilaspur Section ) in the District of 

Bilaspur in the state of Chhattisgarh 


State : CHHATTISGARH 

District: BILASPUR 
Survey Type of Land Nature of Area in Hectare | Name of the Land Owner/Interested 
Number Land 

Person 
Part Survey No: 


Sr . 


No . 


Taluk : Bilaspur 
Viilage : Dheka 


216 / 1 


Private 


Padat 


Padat 


0 . 028 


0.028 


Deendayal S /o Gendraam 
216 / 1 


Viilage : Dhuma 
343 ||Private 


Padat 


Padat 


10.06 


0 .06 


|Pradeep S /o Salik 
343 
Chaitram S /o Koduram 
337 / 1 - 2 


337 / 1 ,2 


Private 


Padat 


0 .101 


4 


||417 


Private 


Aajuram s/o Roopram Santosh s/ o 
Jagdish Prasad 


Padat 


0 .036 


417 


511 


Private 


Padat 


0.016 


0 .016 


Horilal S / o Biharilal Dwarika Prasad 
S /o Biharilal pita 
511/ 1 511 /2 511/ 3 


Taluk : Bilha 
Viilage : Silpahari 


374 / 1 ,5 


Private 


Padat 


||0. 03 


Jarina w /o Mohammad Siddhiqui 
374 / 1 


374 / 1 , 5 


Private 


Private 


Padat 


Padat 


|0.045 


0 .045 


Jarina w /o Mohammad Siddhiqui 
374 /5 


Viilage: Hardi Kalan 


1542 


Private 


Private 


Padat 


Santosh Kumar S /o Sumuk Lal Bahura 
Bai D /o Sumuk Lal 


Padat 


10.154 


0 . 154 


1542 


|| 1866 / 1 


Private 


Padat 


0 .024 


Dhanwar Tanguram Tirathram 
Ratanram S / o Jhaduram Kadambai 
Heerabai Phoolbai D /o Jhaduram 
1866 / 1 


1515 


Private 


Private 


Padat 


Padat 


||0.129 


Malikram Bhagwat S /o Jamadar 
1515 / 1 


1564 


Private 


Padat 


0 .051 


Shankarlal S /o Badriprasad 
1564 / 2 


1549 


Private 


Padat 


0 . 093 


Satish Kumar / Sharadkumar S / o 
Hariram 
1549 


|| 1063 


Private 


Padat 


0 . 061 


Chotelal S /o Kholbahra 
1063 / 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii)] 


1525 


Private 


rate 


Padat 


10.04 


0 .04 


Kadambai 


Kadambai D /o Lakhan 
1525 


Viilage : Hirri 


130 /5 , 131 /3 


| Private 


Diverted 


Diverted 


0.026 


0 .026 


Raghubeer Singh S/o Mahettar Singh 
130 / 5 131 /3 


Viilage : Mudhipar 


307 /3 


Private 


Padat 


Padat 


10.14 


Govind Agarwal S /o Mannalal 
307 / 3 


Viilage: Sewar 


38 / 4 


Private 


Padat 


Padat 


10.04 


0 .04 


Bharatlal S /o Arjun Prasad 
38 /4 
Mohan ,Ghanshyam , Gowardhan Slo 
Butan 
38 / 18 


13 


| 38 /18 


Private 


Padat 


0 . 049 


38 /22 


Private 


Padat 


||0 .36 


Bharatlal S /o Arjun Prasad 
38 /22 


TOTAL 


1 . 483 


[ F. No. NHA / LA/ 11013/ 01/ Notif - C. GL/ Raipur/3D3] 

RJESH GUPTA , Dy. Secy . 


cause concedere ranking people i ALOK 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed 

by ALOK KUMAR 
KUMAR Date: 2018.10.04 

16 :00:07 + 05 30 


Digitally signent 


